रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RI 


SENTS 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , जून 24, 2017 / आषाढ़ 3, 1939 
NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 24 , 2017 /ASHADHA 3, 1939 


सं. 1792] 
No. 1792 ] 


वस्त्र मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 जून , 2017 
का . आ . 2013( अ). — केंद्र सरकार, राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान अधिनियम, 2006 ( 2006 का 28), की धारा 3 की उपधारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री चेतन चौहान के त्याग पत्र को स्वीकार करती है और अधिनियम की धारा 3 ( 3)( क ) के 
अंतर्गत संस्थान के विजिटर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित श्री राजेश वी शाह को राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान के शासी निकाय के 
अध्यक्ष के रूप में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन 31 - 3- 2019 तक कार्य करने के लिए नामांकन को अधिसूचित करती है । 

[ फा . सं. 1/ 51/ 2006-निफ्ट ] 
अदिति दास राउत , व्यापार सलाहकार 


MINISTRY OF TEXTILES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th June, 2017 
S . O . 2013 (E ). — In exercise of powers conferred by sub - section (3) of Section 3 of the National Institute of 
Fashion Technology Act, 2006 (No. 28 of 2006 ) the Central Government hereby accepts the resignation of Shri Chetan 
Chauhan and notifies the nomination of Shri Rajesh V . Shah , by the President of India in his capacity as Visitor of the 
Institute , under Section 3 ( 3) (a ) of the Act to serve as Chairperson on the Board of Governors of the National Institute of 
Fashion Technology up to 31.03. 2019 subject to the provisions of the said Act . 

[ F. No. 1/51/ 2006- NIFT ] 
ADITI DAS ROUT, Trade Advisor 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2017.06. 2722: 40:28 + 05 30 


3927 GI/ 2017 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


